निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 पौष 1933 ( श ० ) 
पटना , सोमवार , 16 जनवरी 2012 


( सं ० पटना 25 ) 


वित्त विभाग 


शुद्धि पत्र 


12 जनवरी 2012 


सं 0 3- ए- 2- वे 0 पु0-10/ 2010-491 - वित्त विभाग के संकल्प सं 0 11989 , दिनांक 30 दिसम्बर 
2011 के द्वारा उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वेतनमान संबंधी संशोधन किया गया 
है । उक्त संकल्प में कतिपय त्रुटियाँ गोचर हुई हैं , जिसे निम्नवत् पढ़ा जायः 

उपर्युक्त वर्णित संकल्प के क्रम सं 0 3 पर कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक के 
पुनरीक्षित वेतनमान का उल्लेख है । जिसमें वित्त विभाग के संकल्प 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 
के पृष्ठ 10 क्रम सं 28 एवं 29 का प्रसंग दिया गया है । यह प्रसंग क्षेत्रीय कार्यालयों के 
लिपिकों के वेतनमान से संबंधित है । इस संकल्प में कार्य विभागों के कनीय लेखा लिपिक एवं 
वरीय लेखा लिपिक के पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन समिति की अनुशंसा के क्रम में उल्लेख छूट 

अतः संकल्प 11989 , दिनांक 30 दिसम्बर 2011 के क्रमांक 3 को विलोपित समझा 


गया 


जाय तथा उसकी जगह कार्य विभागों के कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक का वेतनमान 


निम्नांकित पढ़ा जायः 


2 


पुनरीक्षित वेतनमान 


क्र ० 
सं ० 


1 . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 जनवरी 2012 

क्षेत्रीय स्थापना 
पदनाम 630 , दि 0 21/01/2010 | अपुनरीक्षित वेतनमान 

में अंकित वेतनमान ( अपुo 

वेतनमान) 
कनीय लेखा | अंकित नहीं है । 

4000-6000 
लिपिक ( कार्य 
विभाग ) 
वरीय लेखा | अंकित नहीं है । 

4500-7000 
लिपिक ( कार्य 
विभाग ) 


पी 0 बी0-1 + 2400 


2 . 


पी 0 बी0-2 + 2800 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 25-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


